R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 233 


राँची, गुरुवार , 


20 अप्रैल, 2017 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
20 अप्रैल , 2017 


संख्या- परि०वि०- 306 / 2012 - 647-- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-108 द्वारा 
राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या -490 , 
दिनांक 11 अप्रैल , 2016 ( गजट संख्या - 267, दिनांक 11 अप्रैल , 2016 ) द्वारा व्यक्तियों/पदाधिकारियों को 
ले जा रहे सरकारी वाहनों के ऊपर/ आगे रंगीन बत्ती ( लाल/ नीला) का प्रयोग करने हेतु विनिर्दिष्ट किया 
गया है । 


___ 2. वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी सरकारी वाहनों से रंगीन बत्ती हटाने के उद्देश्य से राज्य 
सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या -490, दिनांक 11 अप्रैल , 2016 (गजट संख्या -267 , 
दिनांक 11 अप्रैल , 2016) के कंडिका- क, ख, ग में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों / पदाधिकारियों को ले जा 
रहे सरकारी वाहनों के ऊपर / आगे रंगीन बत्ती ( लाल/नीला) के प्रयोग के अधिकार को विलोपित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 20 अप्रैल , 2017 


3. झारखंड राज्य में वाहन के अग्र शीर्ष भाग पर ड्यूटी के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में 
निम्नांकित को ही निम्न प्रकार की बत्ती लगाने की पात्रता होगी - 


1. 


फायर बिग्रेड - फ्लैशर युक्त नीली बत्ती 
पी . सी. आर वैन्स/पायलट वाहन - बहुरंगी ( नीली, सफेद व लाल) बत्ती 
एम्बुलेंस - बैंगनी ग्लास के साथ ब्लीकर ( Blinker) युक्त लाल बत्ती 
इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ निरस्त समझी जायेगी । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


5. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के . के . खण्डेलवाल, 

प्रधान सचिव , 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 233-- 50 । 


